वाल्ट डिज्नी 


ग्राफिक जीवनी 


वाल्ट डिज्नी 


WALT DISNEY 


वॉल्ट डिज्नी के नाम से पूरी दुनिया परिचित है. वो मिक्की माउस के 

निर्माता थे और एनिमेटेड कार्टून बनाने में अग्रणी थे. 


उनके साप्ताहिक टेलीविजन प्रोग्राम को लाखों परिवार एक - साथ मिलकर 
देखते थे. वो स्व -निर्मित थे. वो अपने जीवन में इतने आगे कैसे बढ़े 

यह कहानी उसके बारे में है . 


उनका जन्म 

1901 में 
शिकागो में 
हुआ. वो पांच 
बच्चों में से 
चौथे थे. उनके 
पिता एलियास 
डिज़नी एक 

बिल्डिंग 
कॉन्ट्रैक्टर थे. 


उनकी माँ , 
फ्लोरा, शादी से 

पहले एक 
स्कूल शिक्षका 

थीं , लेकिन 
अपने बच्चों की 
परवरिश करने 
के लिए उन्होंने 
नौकरी छोड़ दी. 


जब वॉल्ट चार साल का था , तो परिवार 
मिसौरी के पास एक फार्म पर चला गया . 


दो बड़े लड़कों को वहां का 
नया कठिन जीवन पसंद 
नहीं आया. वे घर से भाग 
कर वापस शिकागो चले गए . 


चलो, स्कीनी ! 


फार्म पर कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी . 
इलायस बच्चों से जमकर काम करवाते थे. 


वॉल्ट का सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई 
रॉय था . रॉय , वॉल्ट से आठ साल बड़ा था . 
देखो, रॉय ! मैंने स्किनी 
की यह तस्वीर बनाई है! 

बढ़िया 


वॉल्ट के पिता ने अपने 
दो बड़े बगीचों के सेब 
बेचकर जीवन यापन 
करने की कोशिश की . 
लेकिन पांच साल बाद 

वो फार्म बेंचकर 
कैनसस सिटी चले गए. 


WALT DISNEY 


कैनसस में , डिज्नी ने 2,000 घरों में समाचार पत्र डिलीवर करने का ठेका 
लिया. रॉय और वॉल्ट ने बिना वेतन के अपने पिता के लिए काम किया . 


रॉय और वॉल्ट पेपर बाँटने के 
लिए सुबह 3: 30 बजे उठते थे. 


सर्दियों की बर्फ में 
वॉल्ट की सांस जम 

जाती थी . 


ठंड है! 


आओ! उठो ! 


कुछ आराम करके मैं 
फिर गर्म हो जाऊंगा. 


| डिलीवरी पूरी करके वॉल्ट फिर 

स्कूल जाने के लिए दौड़ता था . 


वो उस दिन का सपना देख रहा था जब 
उसे पिता के काम से मुक्ति मिलेगी. 


एक साल बीत गया . रॉय ने हाई स्कूल पूरा किया । 

और फिर बड़े भाइयों की तरह उसने भी घर छोड़ दिया . 
काश मैं भी __ पहले तुम । वॉल्ट ने स्कूल जाना और अखबार 

साथ चल अपना स्कूल बांटना जारी रखा. पर शनिवार को 
सकता, रॉय . | खत्म कर लो . । । वह कैनसस आर्ट इंस्टीट्यूट 

में कला सीखने ग 

बहुत अच्छा, 
1 वॉल्ट ! 


शाम को वॉल्ट अपने दोस्त के साथफिल्म देखने | 
जाता था . दोस्त के पिता एक थिएटर के मालिक थे. 


वॉल्ट ने फिल्मों के 
चुटकुलों पर आधारित 
स्थानीय शौकिया 
थिएटर के लिए 
एक शो किया. 


उन्होंने जो फिल्में देखीं, वे खामोशफ़िल्में थीं . 
अभिनेता बोलते समय सिर्फ अपने होठों को 
हिलाते थे, और दर्शक स्क्रीन पर उनके बोले 

शब्दों को पढ़ सकते थे. 


WALT DISNEY 


1917 में , जिस वर्ष अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया , एलियास ने 
अखबार का धंधा बंद करके शिकागो में जेली बनाने का एक कारखाना लगाया . 

स्कूल खत्म करने तक वॉल्ट केंसास में ही रहा . 
गर्मियों में उसने सांता-फ़े रेलमार्ग पर पतझड़ में वो शिकागो गया . 
" अखबार और खाने की चीजें ” बेचीं . वहां उसने जेली कारखाने में 
अखबार लो ! कैंडी! 

काम किया और रात में 
कोल्ड ड्रिंक्स लो ! 

कला की पढ़ाई की . 


एक दिन , स्कूल में वॉल्ट को रॉय का संदेश मिला . रॉय नौसेना प्रशिक्षण शिविर के 
लिए शिकागो से गुजर रहा था और उसने वॉल्ट को स्टेशन मिलने के लिए बुलाया था . 


भाई! तुम्हें देखकर 
बहुत अच्छा लगा ! 


रॉय और वॉल्ट ने काफी देर बातचीत की . 
फिर ट्रेन में सवार होने के लिए रंगरूटों को 

आदेश मिला . 


चढ़ो! आधेमिनट 
में ट्रेन छूटेगी ! 


अधिकारी ने सोलह वर्षीय वॉल्ट को भी 
रंगरूट समझा था . इससे वाल्ट के 
दिमाग में एक विचार आया. 


वॉल्ट को पता था कि नौसेना में 
भर्ती के लिए अठारह वर्ष का होना 
ज़रूरी था . पर रेड क्रॉस एम्बुलेंस 
सत्रह साल की उम्र के स्वयंसेवकों 

को लेता था . 
नाम और 

वाल्टर डिज़नी, 
उम्र ? 

उम्र सत्रह . 


एक समस्या थी . उसके माता-पिता में 

से किसी एक को कागजात पर 
हस्ताक्षर करने थे. पिता नहीं माने , पर 
उसने अपनी माँ को तैयार कर लिया . 


मुझे यह तो पता रहेगा कि तुम 
कहाँ हो और तम दुसरे लड़कों 
की तरह भाग नहीं गए हो . 


जब युद्ध समाप्त हआ तब वॉल्ट कनेक्टिकट , में ट्रेनिंग ले रहा था . वो भाग्यशाली था 
कि राहत सामान की आपूर्ति के लिए उसे एक साल के लिए फ्रांस भेज दिया गया . 


WALT DISNEY 


1919 में वॉल्ट अमरीका वापस आया . 
उसने कैनसस सिटी में एक आर्टिस्ट की नौकरी खोजी . 
उसे पहली नौकरी ग्रे -विज्ञापन 

दिसंबर तक मंदी के कारण , वॉल्ट 
कंपनी में मिली. वहाँ उसे यूब 

और यूब दोनों की नौकरी चली गई . 
इवेरक्स नामक एक अन्य युवा , 
होनहार कलाकार मिला. 

हम खुद अपना धंधा जरूर ! 

क्यों न शुरू करें ? हम क्यों 
विज्ञापन बना सकते हैं . नहीं . 


एक छोटे अखबार ने उन्हें " आर्ट - वर्क " के 
बदले में कुछ ऑफिस की जगह दे दी . 
वॉल्ट ने जो पैसे बचाए थे उससे उसने 

आर्ट का सामान खरीदा . 


पर उनका धंधा नहीं चला . 
उन्होंने कंसास सिटी फिल्म कंपनी 

में नौकरी के बारे 


आज हमें दो नए 
विज्ञापन मिले . 


हफ्ते में चालीस 
डॉलर ! हम दोनों 
मिलकर भी इतना 
नहीं कमाते हैं ! 


तुम यह 
नौकरी 
ले लो ? मैं 
यहीं रहूँगा. 


पर उनका धधा 
बिल्कल चौपट हो गया. 


- 


। ।| 


कंपनी ने यूब को भी रख लिया . 


कैनसस सिटी फिल्म विज्ञापन 
कंपनी में , वॉल्ट ने हिलते-इलते 
हिस्सों के कट- आउट से एनिमेटेड 

कार्टून बनाना सीखा. 


अपने खाली समय में , उसने एक 
उधार का कैमरा उपयोग कर खुद के 
कार्टन बनाए. फिर उन कार्टूनों को 
उसने स्थानीय थिएटर को बेचा . 


इन "हंसने " वाले कार्टन्स में वो गति 
दिखाने के लिए कट - आउट के बजाय 

चित्रों का उपयोग करता था . 


जल्द ही वॉल्ट ने अपनी कंपनी, 
" लाफ - ओ- ग्राम " शुरू करने के लिए 

पर्याप्त पैसा जुटाया . 


वॉल्ट दिन में एक बार एक ग्रीक रेस्तरां 

में खाना खाता था . रेस्तरां के मालिक 
उसे उधार देते थे. रात को वह " लाफ - ओ 
ग्राम " के दफ्तर में ही सो जाता था . 


लेकिन एक साल के अंदर ही उसकी 
कंपनी का दिवालिया निकल गया . 


युवा वॉल्ट डिज्नी 
अब बिल्कुल कंगाल था . 


WALT DISNEY 


वॉल्ट ने अपना कैमरा बेच दिया . उसने अपने ऋणों का भुगतान किया 
और फिर कैलिफोर्निया गया . वो फिल्म व्यवसाय में उतरना चाहता था . 
साथ ही , रॉय वहां एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती था . 

लॉस एंजिल्स में , उसने अपने चाचा , 
रॉबर्ट डिज़नी से एक कमराकिराए पर 
लिया और एक बड़ी मोशन पिक्चर 
कंपनी में नौकरी की तलाश करने लगा. 


TAL STUDIOS 


कैनसस से वो अपने कपड़े और 
__ एक अधूरी एनिमेटेड फिल्म 
" द एलिस कॉमेडीज " लेकर गया जो 
उसने " लाफ - ओ - ग्राम " में बनाई थी . 


नौकरी नहीं मिली इसलिए उसने एक 
कैमरा किराए पर लिया और अपने चाचा 
के गैरेज में ही एक स्टूडियो शुरूकिया. 


अंत में , उसने " एलिस ” के लिए एक 
। खरीदार ढूंढ लिया . वो रॉय यह खबर 

को बताने के लिए दौड़ा. 


न्यूयॉर्क का एक आदमी को 
बारह " ऐलिस" फिल्में चाहिए 

और वो हरेक के लिए 
$ 1,500 देगा! क्या तुम मेरे 
पार्टनर बनोगे, रॉय ? 


जब रॉय ठीक हो गया, तो उसने और वाल्ट 
ने अपने चाचा से पांच सौ डॉलर उधार लिए. 
फिर उन्होंने एक छोटा 
ऑफिसकिराए पर लिया. 


रॉय को पुराने जमाने के मूवी 
कैमरा को लगातार स्थिर गति से 
घमाने में काफी परेशानी हई. 


" ऐलिस " की फिल्म कभी तेजी से 
और कभी धीमी गति से चलती है. 
लगता है कि अब हमें एक पेशेवर 

कैमरामैन की जरूरत है! 


एक छोटी लड़की का एक साधारण 
पृष्ठभूमि के पीछे फोटो खींचा गया . 
फिर वॉल्ट उसके कार्टून बनाता जो 

लाइव फिल्म के ऊपर छपते . 


वॉल्ट ने यूब इवर्क्स को एनीमेशन में 
मदद करने के लिए कैनसस सिटी से 

लॉस एंजिल्स आने को कहा . 


उन्होंने एक के बाद एक करके " एलिस " 
के कार्टून बनाए. उससे कमाए मुनाफे 
का उपयोग करके उन्होंने बेहतर 

उपकरण और सामग्री खरीदी . 
अच्छी बात यह है कि 
मझे लोबिया पसंद है . 
और वो सस्ता भी है . 


देखो वो 
कौन है ! 


फिर वॉल्ट और रॉय ने मिलकर 
एक अपार्टमेंट किराए पर लिया . 


WALT DISNEY 


उनकी नई कर्मचारी लिलियन बाउंड्स नामक एक युवा महिला थी . 

काम के बाद वॉल्ट , लिलियन को उसके घर छोड़ताहुआ जाता था . 
क्या आप मेरे घर 

फिर एक दिन ... 
में नहीं आएंगे ? 

रॉय, मैं एक नया सूट खरीदने के 
लिए बिज़नेस में से कुछ पैसे 
निकालना चाहता हूँ . 

भाई , मुझे भी 
नया कोट चाहिए . 
मैं एडना के साथ शादी 

करने जा रहा हूँ . 


पुराने कपड़ों में लिली के घर 
जाने में वाल्ट को शर्म आई . 


अंत में वॉल्ट ने लिलियन के घर 
जाने के लिए अच्छे कपड़े पहने . 


उनकी दोस्ती बढ़ती गई . उन्होंने एक 
। कार खरीदने की योजना भी बनाई . 
रॉय की शादी के बाद वॉल्ट को खुद एक 

रूममेट की जरूरत पड़ी ... 


ठीक है ,लिली, हम 
पहले क्या खरीदें : 
कार या अंगूठी ? 


उनकी शादी जुलाई 1925 को हुई . 


कंपनी हाइपरियन एवेन्यू पर एक बड़े स्टूडियो में शिफ्ट हुई , 

और फिर वाल्ट और लिलियन ने पास में ही एक घर खरीदा 
तीन साल बाद , " ऐलिस " कार्टूनों की " ओसवाल्ड” बहुत लोकप्रिय हुआ . 
अपील ख़त्म हो गई इसलिए उन्होंने 
एक नया कार्टून चरित्र बनाया गया . 

हमें हर कार्टन के लिए 

$ 2, 250 मिलते हैं . 
यह रहा " ओसवाल्ड द 

लेकिन उससे ज़्यादा 
लकी रैबिट " - नया 

खर्चा हो जाता है . 
एनिमेटेड कार्टून ! 


लिलियन को अपने साथ लेकर 
वॉल्ट , अधिक पैसे मांगने के 

लिए न्यूयॉर्क गया . 


मैं " ओस्वाल्ड लकी रैबिट " का मालिक 
हं ! आपके चार कलाकारों का मेरे साथ 
एग्रीमेंट है. यदि आप मेरा प्रस्ताव नहीं 
स्वीकार करेंगे तो वे सीधे मेरे लिए काम 

करेंगे. 


क्षमा करें , मिस्टर 
डिज्नी. भविष्य में मैं 
आपको केवल $ 1, 800 

दे पाऊंगा. 


उससे ज़्यादा 
तो हमारा 
खर्च आता 


WALT DISNEY 


वॉल्ट उसके लिए तैयार नहीं हआ. उसे धक्का लगा 
कि उसके कर्मचारी उनके प्रति वफादार नहीं थे . 


लिली, अब से हम 
जो भी करेंगे हम खुद 
उसके मालिक होंगे . 


ट्रेन में सवार होने से पहले, वॉल्ट 
ने रॉय को एक टेलीग्राम भेजा. 


यह सच नहीं है , । 
| तुमने ऐसा क्यों कहा ? | 


मैं उसे सच 
करूंगा! 


TELZORAN 


ROY 
: 
EVERYTHING OK 


WALT 


COMING HOME 
. 


जब तक वे मिडवेस्ट पहुंचे तब तक वॉल्ट फिर से खुश महसूस कर रहा था . 
___ ओसवाल्ड की बजाए वो अब एक नए चरित्र पर काम कर रहा था . 

वो प्यारा है पर उसका 
नाम ठीक नहीं है . 


MORTIMER 
MOUSE 


__ लिलियन ने नाम सुझाया और उस चूहे को "मिकी " नाम दिया. 


वॉल्ट ने वापस आकर नए "मिकी 
माउस " कार्टून पर काम शुरू किया. 


| इसके तरंत बाद , वार्नर ब्रदर्स ने 
" द जैज सिंगर " नामक एक नई फिल्म 
जारी की . वो पहली बोलती फिल्म थी 

जिसने सफलता हासिल की . 


PMA- M - MAYA 

I M -AMMY 


विल्फ्रेड जैक्सन ने 
"मिकी माउस " कार्टून 
फिल्म " स्टीमबोट विली " 

के लिए संगीत रचा. 


फिल्म प्रति सेकंड चौबीस फ्रेम चलने के लिए एक मेट्रोनोम का उपयोग 
करती थी . एनीमेशन फिल्म बनने के बाद उसका संगीत रिकॉर्ड किया जाता 
था . अब वे लाइव एक्शन और संगीत को नृत्य जैसे दिखाने में सक्षम थे. 


WALT DISNEY 


एक लंबी खोज के बाद, उन्हें संगीत के 
लिए ऑर्केस्ट्रा बजाने और साउंडट्रैक 
रिकॉर्ड करने वाली एक कंपनी मिली . 
वॉल्ट ने खुद मिकी माउस की आवाज दी . 


" स्टीमबोट विली " को बड़ी सफलता 
मिली, और जल्द ही पूरे देश में चार 
मिकी माउस कार्टूनों ने धूम मचाई . 


००० 


एक ओर मिक्की माउस बहुत लोकप्रिय था , पर वॉल्ट के 
डिस्ट्रीब्यूटर ने वॉल्ट से कुछ ऐसा करवाने की कोशिश की , 

जो वो नहीं करना चाहता था . उन्होंने कहा कि वो डिज्नी 
स्टूडियो से यूब इवर्स को किराए पर लेंगे. पर इस बार वॉल्ट 

ने उस खराब एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया . 


यूब की ड्राइंग के अलावा 
भी "मिकी माउस " की 
सफलता में बहुत लोगों 
का योगदान था . उसकी 

कहानी को मज़ेदार 
बनाने में आपकी प्रतिभा 
का भी काफी योगदान है . 


माउस के लिए एक और 
कलाकार की ज़रुरत होगी . 


कुछ साल बाद , यूबी 
डिज्नी स्टूडियो में 
फिर वापस आया. 


लेकिन वॉल्ट एक- बार शूटिंग से कभी संतुष्ट नहीं होता . 
वो हर चीज़ को 
अव्वल तरीके 

से करना 
चाहता था . 
उसके लिए वो 
बहत मेहनत 
कर रहा था . 


इसे दुबारा करो! 


अंत में, वो डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर ने उसे लंबी छुट्टी लेने का सुझाव दिया 


in 


काम पर 
वापिस लौटाने 

पर उसका 
स्वभाव पहले 
जैसा ही था . 


1930 के दशक में , डिज्नी स्टूडियो बहत बड़ा हो 
गया . स्टाफ में बहुत और लोगों को जोड़ा गया . 

मिकी माउस का गिरोह भी खूब बढ़ा ! 


एक दिन वॉल्ट ने 
रेडियो पर क्लेरेंस नैश 
नाम के एक व्यक्ति को 
सुना. नैश ने बत्तख की 
आवाज़ में "मैरी हैड ए 
लिटिल लेम्ब " गीत 

गाया . 


" प्लूटो " 1931 में शुरू हुआ. " गूफी " कुछ देर बाद आई. 


WALT DISNEY 


वॉल्ट को मिस्टर नैश को स्टूडियो में 
आमंत्रित किया और एनीमेशन के लिए 

अपनी आवाज देने को कहा . 


नैश की आवाज़ से, उन्होंने 
" डोनाल्ड डक " का चरित्र बनाया , जो 
1934 में पहली बार पेश किया गया . 


कौन , मैं ? अरे नहीं ! 
मुझे पेट का दर्द हुआ! 


इसके बाद के वर्षों में , डोनाल्ड के तीन भतीजे भी 
एनीमेशन के काम में शामिल हो गए . उन्होंने " डेज़ी डक " 
_ और दो चिपमंक्स - "चिप और डेल " बनाए . 


CHIP 


DALE 


जब डिज्नी ने 
मिक्की माउस के 
कार्टून बनाए, उसी 
समय वो "सिल्ली 
सिम्फनीज " नाम 
की फिल्में बना रहा 


1929 में उनमें से एक फिल्म ने कंकालों को दिखाया 

जो रात को कब्र से उठकर भोर तक नाचते रहे . 


था . 


1931 में , डिज्नी ने दो 
अकादमी पुरस्कार जीते. 

इनमें से एक 
" फ्लावर्स एंड ट्रीज " 
नाम की एक मूर्खतापूर्ण 
सिम्फनी के लिए थी 

और दूसरा "मिकी 
माउस " के लिए. 


वॉल्ट की सबसे प्रसिद्ध सिम्फनी थी " द थ्री लिटिल पिग्स ". 


वो उस समय बनी 
थी , जब तमाम लोग 
बेरोज़गार थे. 


18 MILLION 
JOBLESS 
: 
ROOSEVELT 
URGES 
AMERICANS 
TO STICK 
TOGETHER 


कौन डरता है 
"बिग बैड वल्फ , 
बिग बैड वल्फ , 
बिग बैड वुल्फ ..." 


TOSNEY 


इस खुश करने वाले गाने से अमेरिकी लोगों ने खुद को बेहतर महसूस किया. 

सिनेमाघर छोड़ते समय लोगों ने यह गाना गुनगुनाया . 


सभी फिल्मों में कड़ी मेहनत करनी पड़ी. प्रति सेकंड चौबीस फ्रेम के लिए , एक सात 
मिनट की कार्टून फिल्म में लगभग 10, 000 ड्राइंग की आवश्यकता होती थी , 

प्रत्येक ड्राइंग अपने पहली वाली से कुछ अलग होती थी . 


मुख्य काम एनिमेटर करते थे, 
जिनके कई सहायक एनिमेटर भी होते थे. 
लेआउट और पृष्ठभूमि, निर्देशन , 
कहानी, और संगीत का काम 

बाकी लोग करते थे. 


WALT DISNEY 


वेब स्मिथ नाम के एक एनिमेटर को 

अपनी डेस्क की दीवार पर स्केच 
चिपकाने की आदत थी . अब वो एक 
नज़र में पूरी कहानी देख सकता था . 


पर सोचने के बाद , वॉल्ट ने दीवारों पर 
बोर्ड लगाने का आदेश दिया जिससे सभी 
कहानियों पर इस तरह से काम किया जा 
सके. इस प्रकार "स्टोरी-बोर्ड " का 

___ आविष्कार हआ . 
यहाँ "मिकी 
माउस " का 
जन्म हआ! 


वेब , तम मेरी नई 
दीवारों में पिनों से छेद 

बना रहे हो ! 


"मिकी माउस " 
की प्रसिद्धि पूरी 
दुनिया में फ़ैली. 


1935 में , संयुक्त राष्ट्र संघ ने वॉल्ट डिज़नी को एक पदक दिया . 
उन्होंने "मिकी माउस " को अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का प्रतीक माना . 


अब तक, सभी 
डिज्नी फिल्में " शॉर्ट " 
यानि छोटी फ़िल्में 
थीं . उन्हें सिनेमाघरों 
में " बड़ी "फिल्म आने 
से पहले ही दिखाया 

जाता था . 


हाँ यह सही हैं ! 
हम परी कथा 
" स्नो व्हाइट " पर 
आधारित एक 
लम्बी कार्टून 
फीचर बनाने की 

सोच रहे हैं . 


२० 


" स्नो व्हाइट " को बनाने में पांच साल लगे. 
उसकी कीमत 1 , 750 , 000 डॉलर आई. 
1937 तक, डिज़नी का स्टाफ 150 से 

बढ़कर 750 हो गया था . 


डिज्नी स्टूडियो में एक नए कैमरे का 

आविष्कार किया गया . इसका उपयोग 
| ऐसे दृश्यों के लिए किया गया जो लोगों 

को चित्र की गहराई का एहसास दे. 


लोगों ने इस परियोजना को "डिज्नी की मूर्खता " बताया . पर वॉल्ट का विश्वास 

पुरस्कृत हुआ जब " स्नो व्हाइट और सेवेन ड्वास" ने अपने पहले ही रन में 
8.5 मिलियन डॉलर ( आज के लगभग 100 मिलियन डॉलर) कमाए. इस सफलता के 

कारण वॉल्ट अपने नए स्टूडियो का निर्माण करने में सक्षम हुआ . 


स्टूडियो आरामदायक और अच्छी तरह 

से सुसज्जित था , लेकिन कंपनी के 
विकास ने नई समस्याएं खड़ी कर दी . 


1940 में जब यह स्टूडियो 

पूरा हुआ, तब तक स्टाफ 
1 ,500 लोगों का हो चुका था . 


मुझे एक बात परेशान करती है - 
कुछ लोगों को उसी काम के लिए 
दूसरों की अपेक्षा अधिक वेतन 

क्यों मिलता है ? 


WALT DISNEY 


21 


___ " स्क्रीन कार्टूनिस्ट गिल्ड " ने डिज्नी 
स्टूडियो में अपनी यूनियन की एक शाखा 
शुरू की . 29 मई, 1941 में वहां हड़ताल हुई . 


हड़ताल के दौरान , अमेरिकी 
सरकार के अनुरोध पर वॉल्ट ने 

दक्षिण अमेरिका का 
" सदभाव" दौरा किया . 


उसकी अनुपस्थिति में , 

हड़ताल को निबटाया गया . 
हड़ताल के बाद , वॉल्ट ने कभी भी खुद को अपने कर्मचारियों के करीब महसूस नहीं 
किया. उसने अपनी पत्नी और बेटियों, डायने और शेरोन के साथ अधिक समय बिताया . 


हम एक ऐसा पार्क बना सकते हैं 
जो पूरे परिवार के लिए अच्छा और 

आनंददायी हो ! 


इस बीच, डिज़्नी स्टूडियोज ने 
"पिनोचियो", "फंटासिया " और " बांबी " | 

का निर्माण किया. इन फिल्मों में से 
। प्रत्येक में नए- नए नवाचार हए . 
पिताजी, हमें एक ठीक है,... क्या 
कहानी पढ़ें . कपया मैं थंपर की एक 
जिमी क्रिकेट की 

ड्राइंग बनाऊं ? 
एक तस्वीर बनायें. 


वॉल्ट अपनी बेटियों 
को मनोरंजन पार्कों में 
। घुमाने ले गया ... 


डिज्नीलैंड का आईडिया तब आया जब 
वॉल्ट अपनी बेटियों को " कैरासोल " और 

ट्रेन की सवारी के लिए लेकर गया . 


लेकिन तभी अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया. डिज़्नी को 
अपना सारा काम बंद करना पड़ा. अमेरिकी सेना ने उसके एक स्टूडियो 

को सात- सौ - सैनिकों की एक इकाई के लिए इस्तेमाल किया . 


सेना वहां सात महीने तक रही. फिर, अगले तीन वर्षों के लिए, वाल्ट के स्टूडियो ने 
सरकार के लिए शैक्षिक फिल्में बनाईं. युद्ध के बाद ही वाल्ट नई कार्टन फ़िल्में 
"सिंड्रेला ", " एलिस इन वंडरलैंड " और "पीटर पैन " पर काम शुरू कर पाया . 


| मिलोट्टे ने एक द्वीप 

में एक साल तक 
रहकर वो फूटेज 
तैयार किया था . 


क्या आप मेरे लिए अलास्का 
पर कुछफिल्में बनाएंगे? 


अपनी अलास्का की 
यात्रा पर , वाल्ट की 

एल्मा और अल 
मिलोट्टे नाम के दो 
फोटोग्राफरों से भेंट हुई . 
मिलोट्टे ने जो फ़िल्में 
भेजी उनमें से वॉल्ट को 
फर-सील सबसे अच्छी 

लगी. 


VWANLAN 


उसके परिणामस्वरुप 
" सील आइलैंड " नामक एक 

पुरुस्कृत फिल्म बनी. 


WALT DISNEY 


सीलों के आने के बाद वाल्ट ने मानव 
अभिनेताओं के साथ अपनी पहली 
लाइव एक्शन फिल्म बनाई . 


उसके बाद अन्य सभी कार्यों को बंद 

करके , वॉल्ट ने अपने सपनों के । 
मनोरंजन पार्क - डिज्नीलैंड पर काम 
शुरू किया. यह 1952 में हुआ था . 


बड़ा अजीबो- गरीब 

आईडिया है ! 


"ट्रेजर आइलैंड " को इंग्लैंड 

में फिल्माया गया . 


समर्थन जुटाने के लिए , वाल्ट ने 
"डिज़नीलैंड " नाम का एक साप्ताहिक 

टेलीविज़न शो शुरू किया. 


वाल्ट ने "मिकी माउस क्लब " नामक 
एक दैनिक कार्यक्रम शरू किया . 

-I - C- KEY 
ONOUSE 


उसका जन्म टेनेसी में एक 
पहाड़ की चोटी पर हुआ ... 


उस शो की " डेवी क्रॉकेट " श्रृंखला 
ने देश में काफी तहलका मचाया . 


" माउस्केटर्स " के अलावा, शो में 
"स्पिन एंड मार्टी" जैसे धारावाहिक थे 
और उसमें प्रसिद्ध डिज्नी कार्टून तो थे ही . 


अंततः 1955 में डिज़नीलैंड खोला गया . पार्क का निर्माण भी उसी देखभाल 
और प्रेम के साथ किया गया जो वाल्ट ने अपने एनीमेशन स्टूडियो के कार्य में 
किया था . वहाँ पर मानव निर्मित जलमार्ग, छायादार पेड़ , छोटे पैमाने की 

_ इमारतें , नावें और काल्पनिक सवारियां थीं . 


मिस्टर डिज्नी, आप 

अमीर होंगे! 


हां , लोग कहते हैं कि 
मुझ पर दस मिलियन 
डॉलर का कर्ज़ है ! 


वॉल्ट ने पक्का किया कि उसका पार्क 

साफ - सुथरा रहे और कर्मचारी । 
मेहमानों के साथ अच्छा व्यवहार करें . 


1950 और 1965 के बीच बनाई 
बासठ फीचर फिल्मों में से सबसे 
बड़ी सफलता " मैरी पॉपींस " 

को मिली. 


इस अकेली फिल्म के लिए 

वाल्ट डिज्नी ने पांच 
अकादमी पुरस्कार जीते . 
कुल मिलकर उसने 29 
अकादमी पुरस्कार जीते. 


WALT DISNEY 


as 


डिज्नी की आखिरी परियोजना 
"डिज्नी वर्ल्ड " थी . फ्लोरिडा में 
27, 900 एकड़ में निर्मित, वो एक 
मनोरंजन पार्क से कहीं अधिक था . 


1966 के अंत में , वॉल्ट डिज़नी को 

कई बार अस्पताल जाना पड़ा. 
जब लोग उनसे मिलने आते, तब वॉल्ट 

उनसे “डिज्नी वर्ल्ड” की अपनी 
योजनाओं के बारे में बातें करता था . 


हम भविष्य में पार्क के चारों 

ओर एक प्रयोगात्मक 
समुदाय के निर्माण करेंगे. 


यहाँ पर मोनोरेल 

बनेगी ... 


65 साल की उम्र में 15 दिसंबर को 

उनकानिधन हो गया . 


लेकिन वॉल्ट डिज़नी प्रोडक्शंस, वॉल्ट के बिना लगातार चलता रहा, जैसा कि 
वो चाहते थे. डिज्नी गिरोह में "मिकी " "डोनाल्ड " और बाकी चरित्र लगातार जुड़ते 

रहे जिससे कि की आने वाली कई पीढ़ियों का वो मनोरंजन कर सकें . 


समाप्त 


